निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 482 ) 


21 आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, सोमवार, 13 अक्तूबर 2008 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
15 . 09 . 2008 


संख्या अ0सं0क0 - 10- 13/ 2007 - 843/ राज्य की वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण कार्य की महत्ता को देखते 
हुए वक्फ अधिनियम 1995 की धारा - 4 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों के सर्वे कार्य के लिए प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग को वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त सभी समाहर्ताओं को ‘ अतिरिक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त तथा सभी भूमि सुधार उप 
समाहर्ताओं को ‘ सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से 

ह0/ - अस्पष्ट, 
सरकार के उप सचिव 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार 

पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 482-571 -डी0टी0पी0 । 


